रजिष्ट्री सं० सी 222 


REGISTERED No. D . 222 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India , 373122 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 6 ] 


नई दिल्ली, दि . करो 5, 1972 / माघ 16 , 1893 
NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 5 , 1972 /MAGHA 16 , 1893 


No . 6] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन : रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be flled as a separate compilation 


भाग II - खण 4 

PART II - Section 4 
रक्षा मंत्रालवारा ग्रारी किये गये वित्रिक नि म पीर मावेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 21st January 1972 
S . R . O . 31 . - - In pursuance of sub - section ( 7 ) of section 
13 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central 
Government hereby notifics that a vacancy has occured 
in the membership of the Cantonment Board Ahmed 
nagar by reason of the acceptance by the Central Goy 
ernment of the resignation of Lt. Col. Trishan Singh . 
[ File No. 19 / 14 / C / L & C / 85 / 171 -C / 1 / D ( Q & C.) ] 

रक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली , 2 1 जनवरी, 1972 


का० नि० प्रा० 3 : . - - छावनी अधिनियम , 1924 
( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा अधिसूचित करती है । 
कि ले० कर्नल चरन जीत सिंह को , ले० कर्नल विशन सिंह के , 
जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है , स्थान पर छावनी बोर्ड अहमदनगर 
के एक सदस्य के रुप में नाम निर्दिष्ट किया गया है । 


[ फाईल सं० 19/ 14/ सी एल एण्ड सी / 65 / 17 1-सी / 2/ 

डी ( क्यू एण्ड सी ] 
एस पी मदान , अवर चित्र । 


New Delhi, the 22nd January 1972 


का . मि . पा० 31 . - - छावनी अधिनियम , 1924 
( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का 
अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती 
है कि छावनी बोर्ड , अहमदनगर की सदस्यता में ले . कर्नल त्रिशन 
सिंह के त्यागपत्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने 
के कारण एक रिक्ति हो गई है । 
फाइल सं० 19/ 14/ सी / एल एण्ड सी / 65 / 171- सी / 1/ डी० 

( क्यू० एण्ड मी . ) ] 
S . R . O . 32 . - In pursuance of sub -section ( 7 ) of section 
13 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central 
Government hereby notifles that Lt. Col. Charanjit 
Singh has been nominated as a member of the Canton 
ment Board Ahmednagar vice Lt. Coi. Trishan Singh 
who has resigned . 
[ File No . 19/ 14 / C / L & C / 85 / 171 - C / 2 / D ( Q & C ) . ] 

S. P. MADAN, Under Secy . 


S . R . O . 33, - - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the constitution, the Presi 
dent hereby makes the following rules regulating the 

method of recruitment to the non- gazetted, non- minis 
terial , Class III post of Investigator in the Ministry of 
Detence, namely : 

1. Short Title and Commencement. - - ( 1) These rules 
may be called the Ministry of Defence ( Investigator s 

Posts ) Recruitment Rules, 1971. 
___ ( 11 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Omcial Gazette. 

2 . Application . — These rules shall apply to Class III 
post of Investigator in the Ministry of Defence as 
specified in column I of the Schedule annexed to these 
rules . 


(37) 


38 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 5, 1972 /MAGHA 16 , 1893 


[PART 1 


3 . Number of Post , Classification and Scule of pay . 
The number of the said post, its classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specified in 
columns 2 to 4 of the said Schedule . 


4 . Method of Recruitment, age limit and other quali 
fications.- The method of recruitment to the said post, 
age limit , qualifications and other matters relating 
thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the 
Schedule aforesaid ." 


( b ) who, having a spouse living , las entered into 

or contracted a marriage with any person , shall 

be eligible for appointment to the said post : 
Provided that the Central Government may , is satisf 
ed that such inarriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to 
the marriage and there are other grounds for so doing 
exempt any person from the operation of this rule . 

6 . Power to Relax . — Where the Central Government 
is of the opinion that it is necessary or expedient so to 
do , it may, by order and for reasons to he recorded in 
writing , relax any of the provisions of these rules with 
respect to any class or category of persons. 


5 . Disqualifications.- -No person , - 
( a ) who has entered into or contracted a marriage 

with a person having a sppuse living , or 


T : : SCHEDULE 


Recruitment Rules for thc post of Investigator in the Ministry of Defence Sectt. 


Name of post 


No . of 


Classification 


posts 


Scale of pay Whether Age for 

Selection direct 
nost or Non - recruites , 
Selection 
post. 


Educational 
and other 
qualifications 
required for 
direct recruits 


Investigator 


. 


Rs. 


General Central Service Clagg III , 
Non - gazetted and Non -ministerial. 


Not 
210 — 10 — 290 applicable . 
WI5 - 320 
EB - 15 - 425 


Not 
applicable. 


Not 


applicable . 


Whether are Period of 
i od educational Probation 
qualifications if any . 
prescribed for 
dirrect recruits 
will apply in the 
case of 
Promotees . 


Mcthod of rectt. In case of recte. by promotion /deputation / 
whether by direct transfer grades froin which promotion 
rectt. or by promo - deputatlon / transfer to be made. 
tion or by deputa 
tion / transfer and per 
centage of the 
vacancies to be fillcd 
by various methods. 


If a DPC 
exists , 
what is 
its com 
pogition . 


Circumstance 
inwhichUPSC 

is to be 
consulted in 

making 
recruitment. 


8 


9 


to 


II 


I 2 


Not applicable Not applicable By transfer on 

deputation , 


By transfer on depucation of UDC/LDC : Not applicable. Notapplicable . 
belonging to Central Secretariat Clerical 
Service who have rendered it leigt five 
year, Service in the Grade and who POSACA8 
a degrce of a recognised university with 
Economics , Statistics or Mathematics as 
one of the subjects . 


- VAA 


[ File No. 7 .8 (3)/ 71 / D (Ext. I /Gp . I).) 

AJIT SINGH , Under Socy . 


Sxc. 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA: FEBRUARY 5, 1972/ MAGHA 16, 1893 


39 


नई दिल्ली , 22 जनवरी, 1972 . 


का नि० प्रा० 33. - - राष्ट्रपति , भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , रक्षा 
मंत्रालय में अत्यषक का पद , वर्ग III, अराजपत्रित अनुनचिवीय पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्धारा 
बनाते है , अर्थात् : 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: -- ( i) इन नियमों का नाम रक्षा मंत्रालय ( अन्वेषक- पद ) भर्ती नियम, 1971 होगा । 

( ii ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लाग हाना . -- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में यथाविनिर्दिष्ट रक्षा मंत्रालय में अन्वेषक के वर्ग III 

__ के पद को लागू होंगे । 
3. पांड्या , वगीकरण और वतनमान --- उक्त पद को संख्या , उपका वर्गीकरण और उपका वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची 

के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 
4. भर्ती की पद्धति , पाय बीमा और प्राय अर्हताएं -- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, प्राय-सीमा, अर्हताएं और उमसे संबंधित अन्य 

बातें वं होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 
5 . निरहंताएं.--- यह व्यक्ति --- 

( क ) जिपने एसे व्यक्ति से जिपका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 

उक्त पद पर नियुक्ति का पान्न नहीं होगा : 
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 

के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौज़द हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट 

दे सकेगी । 
6. शिथिल करने की शक्ति. - -जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहा वह, उसके लिए जो 

कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके , इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा 
शिथिल कर सकेगी । 

अनुसूची 
रक्षा मंत्रालय सचिवालय में अन्वेषक के पद के लिए भर्तीनियम 


पद का नाम 


पदो की संख्या वर्गीकरण ; 


बेतनमान : 


चयन पद अथवा सोधे भर्ती किए सीधे भर्ती किए जाने वाले 
अचयन पद जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 

व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 
आयु सीमा 


- 


अन्वेषक 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


साधारण केन्द्रीय 210- 10 - 

सेवा , वर्ग III, 290 - 15 
अराजपत्रित 320 -दरो० 

और मन - 15 - 425 रु० 
नुसचिवीय । 


40 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 3, 1972 / MAGHA 16, 1893 


[ PART II -- SEC . 4] 


सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की 
वाले व्यक्तियों के लिए अवधि , यदि 
विहित प्रायु और कोई हो 
शैक्षिक अहंताएं प्रोन्नति 
की दशा में लागू होंगी 
___ या नहीं 


भर्ती की पद्धति / भर्ती सीधे प्रोमति / प्रतिनियुक्ति यदि विभागीय भर्ती करने में किन 
होगी या प्रोमति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती प्रोन्नति समिति है परिस्थितियों में 
प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां तो उसकी संरचना संघ लोक सेवा 
द्वारा भरी जाने वाली और जिनसे प्रोमति / प्रति 

प्रायोग से परामर्थ 
विभिन्न पद्धतियों द्वारा नियुक्ति स्थानान्तरण 

किया जाएगा 
रिक्तियों का प्रतिपात किया जाएगा । 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रतिनियुक्ति पर स्थाना- केन्द्रीय सचिवालय लागू नहीं होता 
न्तरण द्वारा 

लिपिक सेवा के उच्च 
श्रेणी-लिपिक /निम्न 
श्रेणी-लिपिक की , 
जिसने इस श्रेणी में 
कम से कम 5 वर्ष 
की सेवा की हो और 
जिसके पास अर्थ 
शास्त्र , साख्यिकी या 
गणित विषयों में से 
किसी एक विषय के 
साथ मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय की 
डिग्री हो , प्रति 
नियुक्ति पर स्थाना 
न्तरण द्वारा । 


[ फा० सं० एफ० 8 ( 3 )/ 71-डी० ( एस टी 1-जीपी 1 ) ] 


अजीत सिह , प्रवर सचिव । 


PRINTED BY THE CINERAL MANAGAR , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972 


